सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


5 कार्तिक 1936 ( श०) 


संख्या 568 राँची , सोमवार 


27 अक्टूबर, 2014 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर, 2014 


संख्या -1/ पी0- 105 /2008 का . - 10493--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री फिदेलिस टोप्पो, भा .प्र. से. 
( झाः99 ) को अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या -1/ पी0 - 105 / 2008 का . - 10494 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री हंस राज सिंह , भा .प्र. से . 
( झा : 99) को अगले आदेश तक निदेशक, भू- अर्जन, भू- अभिलेख एवं परिमाप , झारखण्ड के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/पी0- 105 / 2008 का . - 10495--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती बीणा श्रीवास्तव , 
भा .प्र. से . ( झाः99) को अगले आदेश तक उपाध्यक्ष, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , रांची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 27 अक्टूबर, 2014 
संख्या - 1/ पी0 - 105 /2008 का . - 10496 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती परमजीत कौर , 
भा .प्र. से. ( झाः2000 ) को अगले आदेश तक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, रांची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 1/पी0- 105 / 2008 का . - 10497--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनोज कुमार, भा.प्र. से. 
( झाः2006) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , रांची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 1 /पी0-105 / 2008 का . - 10498 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री ए0 मुथुकुमार, भा . प्र. से . 
( झाः2009 ) को अगले आदेश तक निदेशक , उद्योग, झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0 -105 / 2008 का . - 10499 -- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित सुश्री उमा शशि चटर्जी, भा .प्र. से. ( नव प्रोन्नत ) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , 
अल्प संख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 1 / पी0- 105/ 2008 का . - 10500 -- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम, झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा .प्र. से. (नव प्रोन्नत ) अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक 
प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 568 – 50 | 


